PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 18 , 1981 (SRVN . 27 , 1903 SAKA ) 


1749 


दिनांक 21 जुलाई, 1981 


- 


. 


क्रमांक 212 - ज ( I ) -81/ 25135.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( प ) ( 1 ) नया 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री कुरड़ा राम. पुत्र श्री हरलाल , गांव छिनरो, तहसील नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ 1964 से 
रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , खरीफ 1970 से खरीफ 1979 1 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनाक 22 जुलाई. 1981 
क्रमांक 1034 - ज ( I) -81/ 25464-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) नथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती हरदेवी देवी,विधवा श्री सोहन लाल, ग्राम भाडोर , निचि , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को रबी , 
1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 901-ज ( 1)-81/ 25468. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( प ) ( 1) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री सरदारी सिंह पुत्र श्री गहना सिंह गांव महलां वाली, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला को रबी, 1977 से खरीफ 
1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 


क्रमांक 469- ज (1) -81/25472.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 10 ) तथा 3 ( 10 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
* करते हुये हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फसल तथा 

राशि एवं सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर वार्षिक राशि 

दी गई 


--- 


--- 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


नारनौल 


बावल 


खरीफ , 1965 से रबी , 


श्रीमती पारवती देवी विधवा श्री जैसिहपुर 

खेडा 


सुरजन सिंह 


1970 तक 


100/ -रुपये 


खरीफ 1970 से 
खरीफ 1979 तक 
रबी. 1980 से 


150/ -रुपये 
300/ -रुपये 


2 . 


नारनौल 


श्री मोहर सिंह, पुत्र श्री टोडा राम 


नारनौल 


जाजमा की 

वाणी 


रबी, 1974 से 
खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


150/ -रुपये 
300/ -रुपये 


क्रमांक 754 - ) - 81/25476. -- : पंजाब पुद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए)( 1 ) नथा 3( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल श्री राम कुमार पुत्र श्री वासदेव , गांव गोन्द कलां, नहसील दादरी जिला भिवानी को रवी , 1977 से खरीफ 1979 तक 
150/- रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300/ -रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


